O 


( HERA 


MINE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 फाल्गुन , 1940 ( श० ) 
संख्या- 170 राँची , शुक्रवार , 1 मार्च, 2019 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
26 फ़रवरी , 2019 


विषयः- नये धनबाद म्युनिसिपल बिल्डिंग निर्माण हेतु कुल रू० 48,74, 42,500/- की लागत की 

योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में । 

संख्या -5/ न०वि०/वृश परि०- 03 / 2019-910 -- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के 
आलोक में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्र के नागरिकों को मूलभूत 
नागरिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्प है । 
2. धनबाद देश के Coal Capital के रूप में प्रसिद्ध है । इसके साथ ही देश की एक प्रमुख 
औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में स्थापित हो रही है । इससे पूरे देश से लोग इस ओर 
आकर्षित हो रहे हैं । बढ़ती हुई जनसंख्या एवं वार्डों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप नागरिक सुविधाएँ 
उपलब्ध कराने में कठिनाई आ रही है । आवश्यक नागरिक सुविधाएँ एवं निकट भविष्य में धनबाद 
शहर के उत्तरोत्तर विकास के आलोक में धनबाद नगर निगम कार्यालय के लिए एक नये भवन 
निर्माण की योजना है । इस भवन में ही मूलभूत सुविधाओं के साथ- साथ राजस्व वृद्धि के लिए 
आवश्यक संरचनाओं का निर्माण भी किया जायेगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 मार्च, 2019 
3. उक्त योजना हेतु M/s MASS N VOID DESIGN CONSULTANTS ( A PRANAV GROUP ), 
NEW DELHI द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर मुख्य अभियंता, धनबाद नगर निगम 
द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है: 


3 


| SL. No . 

DESCRIPTION 
1 CIVIL WORK 
2 | LANDSCAPING WORK 

| ROAD WORK 
4 BOUNDARY WALL 

PLUMBING & FIRE FIGHTING WORK 
6 | INTERNAL & ETERNAL ELECTRICAL WORK 

| HVAC WORK 

FURNITURE 
9 | SOLAR SYSTEM 

TOTAL 
ADD 12 % GST 
TOTAL 
ADD 1 % LABOUR CESS 
TOTAL ( A ) 
UP TO 1 . 00 CRORE @ Rs . 1 . 35 % OF " A " 
FOR ABOVE 1. 0 CRORE AND UPTO 5 . 0 CRORE @ Rs. 1 . 25 % OF 
ABOVE 5 CRORE @ 0 .74 % 
TOTAL CONSULTANCY ( B ) 
ADD PMC CHARGE @ 1 % ( C ) 
TOTAL ( B + C ) 
GRAND TOTAL (PROJECT COST ) ( A + B + C ) 

SAY Rs. 


AMOUNT IN RS. 
247584556. 55 
1576828. 19 
3378615.15 
3064365 . 85 
26300251. 92 
38298718.15 
59657525 . 29 
36287867. 00 
8000000 .00 
424148728. 10 
50897847. 37 
475046575. 47 

4750465. 75 
479797041 . 23 
135000 . 00 
500000 .00 
2768700. 52 
3403700 .52 
4241487. 23 
7645187.75 
487442228.98 
48 ,74, 42,500/ 


4 . उक्त योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2018- 19 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में निम्नांकित बजट 
शीर्ष से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 


क्र०सं० योजना व्यय 

बजट शीर्ष 
_ i | परामर्शी एवं PMC शुल्क । 

| मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास- उप मुख्यशीर्ष-80- सामान्य- लघुशीर्ष 

191- नगर निगमों को सहायता -उपशीर्ष- 38- शहरी योजना एवं 
परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान -विस्तृत शीर्ष- 06- अनुदान-79 
सहायता अनुदान- सामान्य ( गैर वेतन ) विपत्र कोड 

485221780191380679 
____i शेष योजना लागत मुख्यशीर्ष-2217 - शहरी विकास -उप मुख्यशीर्ष-80 - सामान्य- लघुशीर्ष- 191- | 

नगर निगमों को सहायता-उपशीर्ष- 94-शहरी जलापूर्ति , ठोस अपशिष्ट 
प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज , नगरीय आधारभूत संरचनाए , आवास आदि 
शहरी योजनाएँ/ Urban Projects in Water Supply , Solid Waste 
Management, Sewerage & Drainage, Civic Infrastructure , Housing etc. 
- विस्तृत शीर्ष- 06 - अनुदान- 79- सहायता अनुदान सामान्य ( गैर -वेतन ) 
विपत्र कोड-485221780191940679 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 मार्च, 2019 


5. उक्त योजना का कार्यान्वयन धनबाद नगर निगम के द्वारा खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के 
माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया जाएगा । 
6. धनबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बिल्डिंग निर्माण की अवधि 24 माह होगी । 
7. उक्त के आलोक में धनबाद म्युनिसिपल बिल्डिंग निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कुल 
रू० 48,74,42,500/- ( अड़तालीस करोड़ चौहत्तर लाख बयालीस हजार पाँच सौ रूपये ) के प्राक्कलन पर 
प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
8. उक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-21. 02. 2019 को संपन्न बैठक में मद संख्या-22 
के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 170 -- 50 


